पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन . 
म . प्र. - 108 - भोपाल - 09 - 11. " 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/ 153, 
दिनांक 10 -1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत , 


त्यमेव जय 


पya 


ASTRATO 


MPSC 


SRO 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


O 


. 


mammam 


क्रमांक 111 ] 


भोपाल, गुरुवार , दिनांक 28 जनवरी 2010 -- माघ 8, शक 1931 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2010 


- 


फा. क्र . 17( ई ) - 133 - 09 - इक्कीस - ब( दो ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि -स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला सीहोर जिले के 
जनपद पंचायत, इछावर एवं जनपद पंचायत नसरूल्लागंज क्षेत्र मतदान के एक दिन पूर्व से लेकर मतदान की गणना समाप्ति तक की 
अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि - स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के 
लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां 
प्रदान करता है. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ए. जे. खान , सचिव. 
जिला सीहोर , मध्यप्रदेश 
श्री के . एम. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर , सीहोर 
श्री संजय बाघमारे, अतिरिक्त तहसीलदार, नस. गंज . 
श्री प्रताप अगास्या , नायब तहसीलदार , नस. गंज. 
श्री आलोक सोनी, नायब तहसीलदार , जावर 
श्री एच. पी. मकवाना, नायब तहसीलदार, आष्टा 
श्री विष्णु श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार , इछावर 
श्री अरबिंद फुस्केले, नायब तहसीलदार , इछावर 

श्रीमती शिल्पी दिवाकर , नायब तहसीलदार , सीहोर 
9. 

श्रीमती इंदिरा चौहान, तहसीलदार, श्यामपुर 
श्री सी . के . शर्मा, अधीक्षक , भू - अभिलेख, सीहोर 


wm&wioncioė 


संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्र में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर निष्पक्ष/ शांतिपूर्ण एवं आयोग के 
निर्देशों के अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक प्रयास करेंगे एवं क्षेत्र में पहुंचने से लेकर क्षेत्र से वापस आने तक के 
बीच होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की लगातार जानकारी देंगे. 


221 


222 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी 2010 


wmowiöncó 


श्री एम . एस. नागर , तहसीलदार, रेहटी 
श्री संजय बाघमारे, अतिरिक्त तहसीलदार , नस. गंज... 
श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार, बुदनी . 
श्री विष्णु श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार , इछावर 
श्री अरविंद फुस्केले, नायब तहसीलदार , इछावर 
श्री आलोक सोनी, नायब तहसीलदार, जावर 
डॉ. भारती गुप्ता, नायब तहसीलदार, कोठरी 
श्री जी. डी . दोहरे , सहायक अधीक्षक , भू - अभिलेख, सीहोर 


संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्र में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर निष्पक्ष/ शांतिपूर्ण एवं आयोग के 
निर्देशों के अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक प्रयास करेंगे एवं क्षेत्र में पहुंचने से ले 
बीच होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की लगातार जानकारी देंगे . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित ---2010.. . 


